- 


- 


रजिस्ट्रीस.डी.एल. 300299 


रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार .. 


REGISTEREDNo. D.L. -- 33002/ 99 


I 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


man 


CRA 


ONO 


RAu 


दिल्ली राजपत्र 

Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 159) 
No. 159 ) 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 20 , 2012 / भाद्र 29 , 1934 
DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2012/BHADRA 29, 1934 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 146 

| N .C . T.D . No. 146 


- 


- 


भाग - IV 

PART -IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


परिवहन विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 20 सितम्बर, 2012 
फा . सं. 25(01) / 2007 / परि ./ परिचालन/ 198. --- मोटर वाहन अधिनियम , 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 2 के 
खंड ( 41 ) के साथ पठित धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल 
दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए जो नियम बनाना प्रस्तावित करते हैं , इससे प्रभावित 
होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए इससे उन नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 
की उप- धारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप 
दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से 30 दिन अधिसूचना की अवधि बीतने के बाद निर्धारित अवधि तक 
इस संबंध में प्राप्त होने वाली/ वाले किन्हीं आपत्तियों या किन्हीं सुझावों के साथ - साथ विचार किया जाएगा । 

2. इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव प्रधान सचिव एवं आयुक्त ( परिहवन ), परिवहन विभाग , दिल्ली सरकार , 5/9 , 
अंडर हिल रोड, दिल्ली -110054 को भेजे जाने चाहिए । । 

__ प्रारूप नियमावली 
__ 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ ---( 1 ) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन ( संशोधन ) नियमावली, 2012 कहा 
जा सकेगा । 
• ( 2 ) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी अंतिम प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगा । 

2. निमय 34 - क का समावेशन . - दिल्ली मोटर वाहन नियमावली , 1993 के नियम 34 के पश्चात् 
निम्नलिखित नियम सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् : 

" 34 क. पसंद की पंजीकरण संख्या आवंटन हेतु शुल्क. . . 


3603 DG/ 2012 


(1 ) 


- - - - - - - 


- 


IN- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


(1) किसी गैर- परिवहन चौपहिया वाहन की स्थिति में निम्न तालिका के कॉलम 1 में 

यथानिर्दिष्ट कोई पंजीकरण अंक उपलब्ध पंजीकरण श्रृंख्लाओं में से किसी श्रृंखला में 
आबंटन केवल अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर सर्वाधिक बोली देने वाले द्वारा दी 
गयी बोली पर दिया जाएगा । ऐसी पंजीकरण संख्या के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य 
तालिका के कॉलम - 2 में उल्लिखित के अनुसार होगा : 


| श्रेणी पंजीकरण संख्या / अंक 

न्यूनतम आरक्षित 

मूल्य 
0001 

| पांच लाख रुपए 
2 0002 to 0009 

तीन लाख रुपए 
3 0010 to 0099, 0786, 1000 , 1111, 7777 & 9999 

दो लाख रुपए 
0100, 0111, 0200 , 0222, 0300, 0333, 0400, 0444, 0500, एक लाख रुपए 
0555 , 060030666, 0700 , 0777, 0800 , 0888, 0900, 0999 , 
2000 , 2222, 3000 , 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000 , 
6666, 7000 , 8000, 8888, 9000 , 0101, 0108, 1008 & 
1313 
कोई भी अन्य पंजीकरण अंक, जो उक्त श्रेणी संख्या 01 बीस हजार रुपए । 
से 04 में उल्लिखित नहीं है और जो किसी व्यक्ति द्वारा 
पसंद की पंजीकरण संख्या के रूप में मांगा गया है और 
जो परिवहन विभाग द्वारा पंजीकरण अंकों की श्रृंख्लाओं में 
संख्याओं की कमवार संख्या को लांघ कर आबंटित किया 
जाता है । 


(2) 


ऐसे पंजीकरण अंकों का आबंटन प्रधान सचिव एवं आयुक्त ( परिवहन) द्वारा प्राधिकृत 
किसी अधिकारी द्वारा आबंटित किया जाएगा । 


चार पहियों वाले गैर - परिवहन वाहनों के लिए इन पंजीकरण चिह्नों का आबंटन 
पाक्षिक रूप से खुली बोली / नीलामी से किया जाएगा । आवेदक अपने पंजीकरण 
चिह्न के चुनाव को पहले से बताएंगे ताकि उन चिह्नों की उपलब्धता देखी जा सके 

और खुली नीलामी के लिए उन्हें सिस्टम में ब्लॉक किया जा सके । 
इन पंजीकरण चिह्नों का आबंटन जारी होने की तिथि से केवल 90 दिन तक वैध 
होगा । आबंटी द्वारा 90 दिनों के भीतर वाहन के पंजीकरण न करवाने की स्थिति में 
परिवहन विभाग इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को बोली प्रकिया से पुनः प्रदान कर सकता 
है और पहले आबंटिती द्वारा दी गयी फीस जब्त हो जाएगी । 


(4) 


PARTIVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


दिल्ली सरकार और इसके उपकमों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले परिशिष्ट - 1. 
में यथाविनिर्दिष्ट वाहनों को इस नियम के प्रावधानों से छूट होगी और इन पंजीकरण 
चिह्नों के आबंटन के लिए कोई अतिरिक्त फीस वसूल नहीं की जाएगी । 
परिशिष्ट - 1 में विनिर्दिष्ट विशिष्ट व्यक्ति / अधिकारी उनके नाम पर पंजीकृत वाहनों 
के लिए पंजीकरण चिह्नों का आबंटन अतिरिक्त फीस के भुगतान के बिना किया 
जाएगा । यह पंजीकरण उनके कार्यकाल के दौरान अधिकतम दो पंजीकरण अंकों 
तक सीमित होगा । तथापि किसी गैर पात्र व्यक्ति को प्रारंभिक पंजीकरण से 1 वर्ष 
के भीतर इस पंजीकरण अंक वाले वाहन की बिकी / स्वामित्व में अंतरण की अनुमति 
तभी होगी जब उस पंजीकरण अंक के लिए आरक्षित न्यूनतम मूल्य का भुगतान कर 
दिया जाएगा । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
आर. चन्द्रमोहन , प्रधान सचिव एवं आयुक्त ( परिवहन ) 


परिशिष्ट 1 


विशिष्ट व्यक्ति एवं अधिकारी 
(क ) निजी वाहनों के लिए 

1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
3. लोक सभा के अध्यक्ष 
4. लोक सभा के उपाध्यक्ष 
5. लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता 
6. राज्य सभा के उपाध्यक्ष 
7. राज्य सभा के प्रतिपक्ष के नेता 
8. संसद सदस्य 
9. अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा 
10. उपाध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा 
11. दिल्ली विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता 
12. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 
13. केन्द्रीय मंत्री 
14. दिल्ली सरकार के मंत्री 
15 . दिल्ली विधान सभा के सदस्य 
16 . दिल्ली के मेयर 
17. दिल्ली सरकार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PARTIV 


18. Tey hea , fach for 
19. दिल्ली सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा दानिक्स संवर्ग के अधिकारी ( कनिष्ठ 

प्रशासनिक ग्रेड स्तर से कम नहीं) 
fa ) fart 21678 forg 

1. fecelt Hot TGT SHOT BYHT m 216 
2. pose Har en FH faarit 9767 


. 


TRANSPORT DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 20th September, 2012 
F. No. 25 (01)/2007 / Tpt/Ops/ 198 . — The following draft of rules further to amend the Delhi 
Motor Vehicles Rules , 1993 , which the Lieutenant Governor of the National Capital 
Territory of Delhi proposes to make in exercise of the powers conferred by section 65 
read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) is hereby 
published as required by sub -section (1) of section 212 of the said Act for the information 
of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft 
will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date of 
publication of this notification in the Delhi Gazette together with any objections or 
suggestions thatmay be received in respect thereto by the stipulated period . 


2. Objections or suggestions in this behalf should be addressed to Principal Secretary 
Cum -Commissioner ( Transport), Government of National Capital Territory of Delhi, 
Transport Department,5/9, Under Hill Road, Delhi- 110054. 


Draft Rules 


Short Title and 
Commencement 


(1 ) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles 
(Amendment) Rules , 2012 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their final 
publication in the DelhiGazette . 
in the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, after rule 34 , the 
following rule shall be inserted , namely : 


Insertion of 
rule 34A 


. 


(2) 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


_ : _ 5 


" 34A . Fee for the assignment of Registration Mark of 
choice .-- - -- --- 
In the case of a non - transport four wheeled vehicle , the 
assignment of a registration mark , as specified in column 1 
of the Table given below , in any of the available series of 
registration marks shall only be made by auctioning on 
payment of additional fee , as bidded by the highest bidder. 
The minimum reserve price for such registration marks shall 


be as mentioned in column 2 of the Table : 


Category | Registration marks /numbers 


Minimum 
Reserved 
price 


(1) 


( 2 ) 


0001 


Rupees 
Five Lacs 


0002 to 0009 


Rupees 
Three Lacs 


0010 to 0099, 0786 , 1000, 1111, 
7777 & 9999 


Rupees 
Two Lacs 


0100 , 0111 , 0200 , 0222, 0300, 
0333 , 0400 , 0444 , 0500 , 0555 , 
0600 , 0666 , 0700 , 0777 , 0800 , 
0888 , 0900 , 0999 , 2000 , 2222 , . 

Rupees 
3000 , 3333 , 4000 , 4444 , 5000 , 

One Lac 
5555 , 6000 , 6666 , 7000 , 8000 , 
8888 , 9000 , 0101, 0108 , 1008 & 
1313 
Any other registration mark , which 
is not mentioned in category No . 
01 to 04 above and is sought by a 
person as a registration mark of Rupees 
choice and is allotted by the Twenty 
Transport Department by jumping Thousand 
the chronological order of 
numbers in a series of registration 
marks . 


(2 ) 


The allotment of such registration marks shall be made by an 
officer authorized by the Principal Secretary -cum -Commissioner 
( Transport). 


2003.DGlla 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


{PART IV 


(3 ) 


(5 ) 


The allotment of such registration marks , as may be available , in 
respect of four wheeled non -transport vehicles shall be made by 
open bidding/auctioning to be done on fortnightly basis . The 
applicant will indicate their choice of registration mark in advance 
so that the availability of such registration marks can be checked 
and blocked in the system for open auction . 
The allotment of such registration mark shall be valid only for 
ninety days of its issue. In case , the allottee fails to register the 
vehicle within ninety days , the same can be re - issued by the 
Transport department to any other person through bidding 
process and the fee paid by the initial allottee shall be forfeited . 
The official vehicles owned by Government ofNCT of Delhi and its 
undertaking and Central Government, as specified in Annexure -|| 
will be exempted from the provisions of this rule and no additional 
fees will be charged for allotment of such registration marks . 
The dignitaries /officers specified in Annexure -I shall be eligible for 
allotment of such registration marks for the vehicle to be 
registered in their own name without payment of additional fee , 
limited to maximum of two such registration marks during their 
tenure . However, the sale / transfer of ownership of a vehicle 
bearing such a registration mark to a non - eligible person , within 
one year of its initial registration , shall be allowed only on the 
payment of the minimum reserved price fixed for that registration 


mark . 


By Order and in the Nameof 
Lt.GovernorofNationalCapital Territory ofDelhi, 
R . CHANDRAMOHAN , Principal-Secy.-cum -Commissioner (Transport ) 


PARTIV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


LA 


- 


- 


ANNEXURE - 1 


Dignitaries and Officers 


A . For Personal Vehicles 


(i) . 


SEE 


(vii) 
( viii) 


Judges of Supreme Court. 
Judges of High Court of NCT of Delhi 
Speaker of Lok Sabha. 
Deputy Speaker of Lok Sabha . 
Leader of Opposition in Lok Sabha 
Deputy Chairman ofRajya Sabha 
Leader of Opposition in Rajya Sabha. 
Member of Parliament 
Speaker, DelhiLegislative Assembly . 
Deputy Speaker of Delhi Legislative Assembly . . 
Leader of Opposition , DelhiLegislative Assembly 
Comptroller and Auditor General of India 
Ministers of the Union . 
Ministers of the NCT of Delhi 
Members of Delhi Legislative Assembly . 
Mayors of NCT of Delhi. 
District and Sessions Judge of NCT of Delhi 
Chief Secretary , NCT of Delhi 
Officers of Government of NCT of Delhi belonging to the cadre of 
Indian Administrative Services and DANICS (not below the level of 
Junior Administrative Grade ). 


(xiv ) 
( XV ) 
( xvi) 
(xvii) 
(xviii) 
(xix ) 


B . For Official Vehicles 
(i) Vehicles belonging to Government of NCT of Delhi and its undertakings . 
(ii) Vehicles belonging to Central Government and its departments . 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


